रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


NDESH 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 30 , 2018 / भाद्र 8 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30 , 2018 /BHADRA 8 , 1940 


सं . 3402] 
No. 3402] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोड) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 30 अगस्त , 2018 

( आय कर ) 
का . आ. 4211( अ). आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के उपवाक्य (22ख) के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा “प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ” को तीन आकलन वर्षों यथा 
2019- 2020 से 2021 - 2022 के लिए उक्त उपवाक्य के प्रयोजन हेत मात्र समाचार के संकलन और वितरण के लिए भारत में 
स्थापित एक समाचार एजेंसी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 


2 . यह अधिसूचना इस शर्त के अधीन है कि यह समाचार एजेंसी अपनी आय का और किए गए संकलन का प्रयोग केवल 
समाचार के संकलन और उसके संवितरण के लिए करेगी और अपनी आय का किसी भी तरीके से अपने सदस्यों में संवितरण 
नहीं करेगी । 

[ अधिसूचना सं . 41/ 2018 ( फा .स . 165/ 4/ 2017- आईटीए-I)] 

विनय शील गौतम , अवर सचिव 


5081 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 


(DEPARTMENT OF REVENUE ) 


(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 30th August, 2018 

(Income Tax ) 
S . O . 4211( E ).-- In exercise of the powers conferred by the clause (22B ) of section 10 of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the “ The Press Trust of India Limited , New Delhi” as a 
news agency set up in India solely for collection and distribution of news, for the purpose of the said clause for three 
assessment years 2019 -2020 to 2021- 2022 . 


2 . The notification is subject to the condition that the news agency applies its income or accumulates it for 
application solely for collection and distribution of news and does not distribute its income in any manner to its members. 


[Notification No. 41/2018 ( F .No. 165/4 / 2017 - ITA - 1)] 

VINAY SHEEL GAUTAM , Under Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 

ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date: 2018 .08 .31 
14 :09:00 + 05 30 


